TOD- 12657 

13. 1 . 75 


रजिस्ट्रो सं० डी -( डी ) - 72 


REGISTERED No. D - ( D ) -12 


YA 


। 


PILI 


Vाप्रपा 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II -- - खण्ड 3- - उपखण्ड (il ) 
PART II - Section 3 - Sub- Section ( 1 ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 124 ] 
No. 24 


नई दिल्ली , मंगलवार, अप्रेल 1, 1975 / चैत्र 11 , 1897 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1975/CHAITRA 11, 1897 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Sepavate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compilation 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

( Department of Agriculture ) 

ORDER 

New Delhi , the 1st April , 1975 
S .O . 165 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Com 
modities Act , 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby directs that this Minis 
try s Notification 9 . 0 . No . 76 (E ), dated the 4th February , 1975 shall romain in force upto 
the 31st July , 1975 . 

INo. 32 - 6 / 74- L . D .III ] 

N . A. AGHA, Addl. Secy . 
कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
( कृषि विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 1 अप्रैल , 1975 
का० प्रा० 165 ( प्र ). - - अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 5 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इस मंत्रालय की 
4 फरवरी , 1975 की अधिसूचना सं० का० प्रा० 76 ( ई० ) , 31 जुलाई, 1975 तक प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं० 32- 6/ 74 -एल ०डी० 3] 

एन० ए० पागा, अपर सचिव । 
( 923 ) 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THL CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1970 


